निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 364 ) पटना , सोमवार , 11 मार्च 2019 


वित्त विभाग 


सं० 


अधिसूचना 

11 मार्च 2019 
सं० 1 / स्था०( अंके० ) - 09 / 2012 - 2460 / वि० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 7566, दिनांक 14.07.2010 में 
निहित प्रावधान्तर्गत दिनांक 25.02. 2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में अंकेक्षण संवर्ग 
के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि एवं वेतन बैंड / अनुमान्य कोटि वेतन में तृतीय 
रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

तृतीय रुपांतरित सुनिश्चित 
क्र० 

प्रथम नियुक्ति 
नाम / पदनाम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति 

अभ्युक्ति 
की तिथि 

__ की तिथि 
श्री बालेश्वर यादव, 

08.12.1977 01.01. 2009 

दिनांक - 30. 11. 2013 
सेवा निवृत्त उप लेखा 

पी०बी० - 2 + ग्रेड पे रू० - 5400 को सेवा निवृत्त 
नियंत्रक 
श्री लक्ष्मण राम, 

10 . 08.1981 01. 04. 2014 

दिनांक - 30 .09. 2014 
सेवा निवृत्त उप लेखा 

पी०बी० - 2 + ग्रेड पे रू० - 5400 को सेवा निवृत्त 
नियंत्रक 
श्री इन्द्रदेव कुमार आनंद , 05.07. 1986 

05.07. 2016 

दिनांक - 31.01. 2018 
सेवा निवृत्त उप लेखा 

पी०बी० - 3 + ग्रेड पे रू० - 6600 को सेवा निवृत्त 
नियंत्रक 

( पे लेबल - 11) 
श्री हरेन्द्र मांझी, 

01.07. 1986 01.07.2016 

दिनांक - 30. 11.2018 
सेवा निवृत्त उप लेखा 

पी०बी० - 3 + ग्रेड पे रू० - 6600 को सेवा निवृत्त 
नियंत्रक 

( पे लेबल - 11 ) 
श्री अशोक कुमार दास , 02.07. 1986 

02.07. 2016 
उप लेखा नियंत्रक 

पी०बी० - 3 + ग्रेड पे रू० - 6600 

(पे लेबल -11 ) 
2. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 मार्च 2019 


N 


3. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त ( वै०दा०नि०को०) विभाग, विवरणी में वर्णित उपर्युक्त पदाधिकारियों की सेवा 
अभिलेख की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे कि संबंधित पदाधिकारी तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 
को 30 वर्षों की सेवा पूरी कर लिए है । अगर कोई त्रुटि / विसंगति प्रकाश में आता है तो अविलम्ब विभाग की जानकारी 
में लाया जाय , ताकि इसका निराकरण किया जा सके । ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के पश्चात् ही वेतन पुर्जा निर्गत 
किया जाएगा । 

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरुप संबंधित पदाधिकारी का वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प 
में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22(1) (ए ) (1) के 
आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे । 

5. भविष्य में यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय 
उन्नयन को संशोधित / रद्द कर दिया जाएगा एवं इसके फलस्वरुप अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुश्त कर 
ली जायेगी तथा सेवा निवृत्ति की स्थिति में देय पावानाओं से कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 364 - 57 1 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic. in 


